रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


AIX = राज्जपन्र 


Che Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256770 
CG-DL-E-30082024-256770 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग तर--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं. 3358] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946 
No. 3358] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 29 अगस्त, 2024 


का.आ. 3687(अ).-- केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1212 तारीख 11/03/2024, जो भारत के राजपत्र, 
असाधारण, भाग Ul, खण्ड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में रा0रा0- 
344जी के कि.मी. 56.95 से कि.मी. 89.6 (6 लेन एक्सेस कन्ट्रोल दिल्‍ली-सहारनपुर-देहरादून- इकोनोमिक कोरीडोर का 
निर्माण)तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए 
उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार Gad अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 
"28.03.2024"को"पूरब पश्चिम ज्योति"और"हिन्दुस्तान टाईम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और 
उसका उचित रूप से निपटान किया गया; 


5516 01/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


और सक्षम प्राधिकारी ने Gad अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में रा0रा0-344जी के कि.मी. 56.95 से कि.मी.89.6 (6 लेन Ueda कन्ट्रोल दिल्ली- 


सहारनपुर-देहरादून- इकोनोमिक कोरीडोर का निर्माण)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित 
विवरण। 


राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश जिले का नाम: शामली 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल भूस्वामी/ हितबद्ध 

संख्या (हेक्टेयर में) व्यक्तियों का नाम 
Pe ee 7 | कि 32 लक eae eee 
तालुक का नाम: शामली 


गांव का नाम: कासमपुर 


11512 अारिैिैोममममममममाणा 
1 263 निजी कृषि 0.0031 | गोपीचंद/भोपा सिंह 
coat 


गांव का नाम: ATH 


2 2641 निजी कृषि 0.03 | हरिसिंह व ओमप्रकाश 
TAT कबूल नि0 
ग्राम 


3 2844 निजी कृषि 0.01 | धर्मवीर सिंह, 
बलजीत सिंह, 
विजयपाल सिंह, 
महेंन्द्र हरपाल सिंह 
पुत्रगण खजान ग्राम 
निवासी 

4 2846 निजी कृषि 0.01 | धर्मवीर सिंह, 
बलजीत सिंह, 
विजयपाल सिंह, 
महेंन्द्र हरपाल सिंह 
पुत्रगण खजान ग्राम 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


5 2847 निजी कृषि 0.04 || धर्मवीर सिंह, 
बलजीत सिंह, 
विजयपाल सिंह, 
महेंन्द्र हरपाल सिंह 
पुत्रगण खजान ग्राम 
निवासी 


a 2860 निजी कृषि 0.03 || बलजोर पुत्र धर्मा 
ग्राम निवासी 


7 3455 निजी कृषि 0.0317 || बारू पुत्र केहरि सिंह 
धर्मवीर, अंग्रेजी, 
हरिकिशन पुत्रगण 
बारू सिंह ग्राम 
निवासी 


a 3464 निजी कृषि 0.008 || विजय सिंह पुत्र 
रामजस ग्राम निवासी 


7 3467 निजी कृषि 0.0408 || वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगत 
सिंह, स्टेन्द्र पुत्र जगत 
सिंह, सुरेश द्वि पत्नी 
जगत सिंह, प्रमोद पुत्र 
जगत सिंह, कमलेश 
पत्नी योगेन्द्र पाल 

10 3468 निजी कृषि 0.0538 || वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगत 
सिंह, स्टेन्द्र पुत्र जगत 
सिंह, सुरेश द्वि पत्नी 
जगत सिंह, प्रमोद पुत्र 
जगत सिंह, कमलेश 
पत्नी योगेन्द्र पाल 

11 3524 निजी कृषि 0.0007 || चरणसिंह, करतारा 
पुत्र किशनचंदर, 
राजपाल सिंह 
इंद्रपाल, ब्रह्मपाल 
सिंह, पुत्र चाहीराम 
निवासी गांव 

12 3525 निजी कृषि 0.0102 | चरण सिंह करतार 
पुत्र किशनचंद संजीव 
कुमार, राजीव कुमार 
आयु क्रमशः १२ व 
१० वर्ष पुत्रगण 
राजमाल सिंह 
संरक्षिका श्रीमती 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


धन्नो देवी माता 
सिंह,ब्रहमपाल सिंह, 
सोमपाल सिंह पुत्रगण 
चाहिराम ग्राम 


13 4850 निजी कृषि 0.0204 || चरण सिंह करतार 
पुत्र किशनचंद संजीव 
कुमार, राजीव कुमार 
आयु क्रमशः १२ व 
१० वर्ष पुत्रगण 
राजमाल सिंह 
संरक्षिका श्रीमती 
धन्नो देवी माता 
इंद्रपाल 
सिंह,ब्रहमपाल सिंह, 
सोमपाल सिंह पुत्रगण 
चाहिराम ग्राम 
निवासी 


14 4851 निजी कृषि 0.02 | चरनसिंह, करतारा 
पुत्रणजण किशनचन्द 
राजपाल सिंह 

इन्द्रपाल सिंह, 
ब्रहमपाल सिंह, 
सोमपाल सिंह पुत्रगण 
चाहीराम ग्राम 
निवासी 


15 5781 निजी कृषि 0.0308 || रणधीर पुत्र गिरधारी, 
रघुवीर पुत्र कुन्दन 
ग्राम निवासी 

16 6061 निजी कृषि 0.0048 || fasta fe Ta 
सिंहराम ग्राम निवासी 


17 6132/1 निजी कृषि 0.0412 || रणधीर पुत्र गिरधारी, 
रतन सिंह, चरण सिंह 
पुत्रगण वधुवीर ग्राम 
निवासी 


18 6239 निजी कृषि 0.007 || शीषपाल पुत्र फुन्दा 
ग्राम निवासी 

19 6242 निजी कृषि 0.0136 || शीषपाल पुत्र फुन्दा 
ग्राम निवासी 

20 निजी कृषि 


0.0135 || शीषपाल पुत्र फुन्दा 


6246 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


di 


Total 0.4196 


[फा. से. NHAI/PIU-BPT/2020/101 1(3a-GF)/3D] 


अभय जैन, निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th August, 2024 


S.O. 3687(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, 1212 Dated:11/03/2024 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- 
section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation 
of NH-344G in the stretch of land from Km. 56.95 to Km. 89.6 (Development of 6 lane Excess Control Delhi- 
Saharanpur- Dehradun Economic Corridor) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH 


And whereas the substance of the said notification has been published in “Purab Paschim Jyoti” and 
“Hindustan Times” both dated 28.03.2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act; 

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and 
settled the same appropriately; 


And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-344G in the 
stretch of land from Km. 56.95 to Km. 89.6 (Development of 6 lane Excess Control Delhi- Saharanpur- 

Dehradun Economic Corridor) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH 


State: UTTAR PRADESH District: SHAMLI 


Survey/Plot Type of Land Nature of Area Name of Land 
Number Land (in Hectares) Owner/Interested 
Person 


ie ee a ee | 3 लक 
sien 


Taluk: Shamli 


Village: Kasampur 


1 263 Private Agriculture 0.0031 || Gopichand/Bhopa 
Sinh 


Village: Lak 


2641 Private Agriculture 0.03 |} Hari singh and 
Omprakash sons of 
Kabul Ni. Gram 


2844 Private Agriculture : Dharamveer Singh, 
Baljeet Singh, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II—SEC. 3(4i)] 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


eT लि 


Agriculture 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 
Agruculture 
Agriculture 


7 


0.03 


0.0317 


0.008 


0.0408 


0.0538 


0.0007 


Perir 


Mahendra Harpal 


Singh, sons of 
Khajan village Ni. 
Gram 


Dharamveer Singh, 
Baljeet Singh, 
Vijaypal Singh, 
Mahendra Harpal 
Singh, sons of 
Khajan village Ni. 
Gram 


Dharamveer Singh, 
Baljeet Singh, 
Vijaypal Singh, 
Mahendra Harpal 
Singh, sons of 
Khajan village Ni. 
Gram 


Baljor son of 
Dharma village 
resident 


Baru singh son of 
Harisingh, 
Dharamveer, 
Angregi, Harikishan 
son of Baru Singh 
resident of village. 


Vijay Singh son of 
Ramjas village 
resident 


Virender Singh S/o 
Jagat Singh, Stendra 
S/o Jagat Singh, 
Suresh Dvi W/o 
Jagat Singh, Pramod 
S/o Jagat Singh, 
Kamlesh W/o 
Yogendra Pal 


Virender Singh S/o 
Jagat Singh, Stendra 
S/o Jagat Singh, 
Suresh Dvi W/o 


Jagat Singh, Pramod 
S/o Jagat Singh, 
Kamlesh W/o 
Yogendra Pal 


Charan Singh, 
Kartara son of 
Kishanchander, 
Rajpal Singh 
Inderpal, Brahmapal 
Singh, son of 
Chahiram resident of 
village 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण iy 


12 3525 Private Agriculture 0.0102 |} Charan Singh Kartar 
son Kishanchand 
Sanjeev Kumar, 
Rajeev Kumar age 
12 and 10 years 
respectively sons 
Rajmal Singh 
guardian Mrs. 

Dhanno Devi mother 
Inderpal Singh, 
Brahampal Singh, 
Sompal Singh sons 
resident of Chahiram 
village. 

13 4850 Private Agriculture 0.0204 || Charan Singh Kartar 
son Kishanchand 
Sanjeev Kumar, 
Rajeev Kumar age 
12 and 10 years 
respectively sons 
Rajmal Singh 
guardian Mrs. 
Dhanno Devi mother 
Inderpal Singh, 
Brahampal Singh, 
Sompal Singh sons 
resident of Chahiram 
village. 

14 4851 Private Agriculture 0.02 |} Charan Singh Kartar 
son Kishanchand 
Sanjeev Kumar, 
Rajeev Kumar age 
12 and 10 years 
respectively sons 
Rajmal Singh 
guardian Mrs. 
Dhanno Devi mother 
Inderpal Singh, 
Brahampal Singh, 
Sompal Singh sons 
resident of Chahiram 
village. 


15 5781 Private Agriculture 0.0308 |} Randhir son of 
Girdhari, Raghuveer 
son of Kundan 
village resident 

16 6061 Private Agriculture 0.0048 || Vijay Singh son of 
Singhram village 
resident 


17 6132/1 Private Agriculture 0.0412 |} Randhir son of 
Girdhari, Ratan 
Singh, Charan Singh 
sons of Vadhuveer 
residents village. 


18 6239 Private Agriculture 0.007 || Shishpal son of 


8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


village 


6242 Private Agriculture 0.0136 || Shishpal son of 
Phunda resident 
village 

6246 Private Agriculture 0.0135 || Shishpal son of 
Phunda resident 
village 


Total 0.4196 


[F. No. NHAI/PIU-BPT/2020/101 1 (3a-GF)/3D] 
ABHAY JAIN, Director 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. sarvestxuma हे 


SRIVASTAVA 


